निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
164 ) पटना , उधमाद, 123 KUMP 2009 


( सं0 पटना 464 ) 


11 भाद्र 1931 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 2 सितम्बर 2009 


कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 


अधिसूचना 

1 सितम्बर 2009 
सं0 3 / एच0 - 03 / 2007 - का0 - 4450 — भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान - सभा का उप –निर्वाचन , 
2009 के लिए राज्य के निम्नांकित विधान - सभा निर्वाचन क्षेत्रों में क्रमशः दिनांक 10 सितम्बर 2009 ( वृहस्पतिवार) 
एवं 15 सितम्बर 2009 (मंगलवार) को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है । अतः राज्य सरकार लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा - 135 ख में निहित प्रावधानों के आलोक में निम्नांकित विधान सभा निर्वाचन 
क्षेत्रों में उनके नाम के सामने स्तम्भ – | | में उल्लिखित मतदान की तिथियों को सवैतनिक अवकाश घोषित करती 


संबंधित विधान सभा क्षेत्र का नाम 


मतदान की तिथि 


10.09. 2009 


60 - बोचहाँ ( अ0 जा0), 62 - औराई , 93 - कल्याणपुर, 94 - वारिसनगर ( अ0 जा0), 
210 - रामगढ़, 213 – चैनपुर एवं 215 - चेनारी ( अ0 जा0 ) । 


( वृहस्पतिवार ) 


15 .09. 2009 


2 - बगहा( अ0जा0 ), 9 - नौतन , 105 – बेगूसराय , 113–त्रिवेणीगंज , 
119– सिमरी बख्तियारपुर, 130 – अररिया, 155 – धुरैया( अ0जा0 ), 167 –मुगेर, 
193 - फुलवारी ( अ0जा0), 228 - घोसी एवं 235 – बोध गया ( अ0जा0 ) । 


(मंगलवार ) 


बिहार गजट ( असाधारण ), 2 सितम्बर 2009 


2. तदनुसार उक्त मतदान की तिथियों को संबंधित विधान - सभा निर्वाचन क्षेत्रों मात्र में ही सवैतनिक 


अवकाश रहेगा । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अजय कुमार चौधरी , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 464-571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic. in 


